संख्या 4 राँची , बुधवार 


झारखण्ड गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 माघ , 1944 ( श ० ) 

25 जनवरी , 2023 ( ई ० ) 


M 


सत्यमेव जयते 


भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


पृष्ठ 

भाग 1 नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 34-44 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग 1 – स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 

भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी. , लॉ भाग और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग -2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग - 5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरः अस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 

भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 

भाग - 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक 
भाग - 9- विज्ञापन 


भाग - 9 - क – बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 

पूरक- 

पूरक " अ " 


... 


35 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


भाग 1 

नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

अधिसूचना 
5 दिसम्बर , 2022 


संख्या - 4 / नि ० सं०-12-133 / 2014 का०- 7636 - - श्रीमती पुनम अनामिका नाग , झा ० प्र ० से ० , कोटि 
क्रमांक 272/20 ( तृतीय बैच गृह जिला - राँची ) अवर सचिव , लोकायुक्त का कार्यालय , बूटी रोड , राँची को 
वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या - 551 दिनांक 01.03.2007 
के आलोक में दिनांक 01.11.2022 से 29.04.2023 तक कुल 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रह्मदेव मोदी , 

सरकार के उप सचिव । 


SI . 

No. 


1 


संख्या - 4 / नि ० सं०-12-02 / 2022-18647 ( HRMS ) - - झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री सुदीप्त राज , षष्ठम बैच ( गृह जिला - राँची ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ -6 में 
अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है : 


1 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

अधिसूचना 
22 दिसम्बर , 2022 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


Employee Name 

G.P.F. No. 


2 


SUDIPT RAJ 

( 110105062280 ) 


Current 


Department 


3 


DC OFFICE 
GUMLA 


Current Office 


Current 


Designation 


4 


D C OFFICE 

GUMLA , GUMLA 


Executive 

Magistrate 


Joining 

Date in 

Service 


5 


31/07/2020 


36 


Date of 

Service 

Confirmation 


6 


16/10/2022 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रहमदेव मोदी , 

सरकार के उप सचिव 

जीपीएफ संख्या : PTS / CAC / 16 


37 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

अधिसूचना 
14 दिसम्बर , 2022 


संख्या - 03 / नि ० सं०-09-110 / 2014 का . 7994 -- श्रीमती संगीता लाल , झा ० प्र ० से ० , ( कोटि क्रमांक 
772/03 ) , संयुक्त सचिव , राजस्व पर्षद , झारखण्ड , राँची को दिनांक 01.09.2022 से दिनांक 
28.09.2022 तक ( कुल 28 दिन ) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 
248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रह्मदेव मोदी , 
सरकार के उप सचिव 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 

अधिसूचना 
18 जनवरी , 2023 


38 


संख्या - 01 स्था०- 70/2011 - 

149 - वि ० स ० , श्री एस ० शिराज वजीह बंटी , उप सचिव झारखण्ड विधान सभा 

राँची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से 

अधिकृत किया जाता है । 


माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


नवीन कुमार , 

उप सचिव 

झारखण्ड विधान - सभा , राँची । 


39 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SANJANI KUMARI अन्य नाम RAJNI KUJUR पिता CHAMRA ORAON , शपथ पत्र 
सं ० 22045 , दिनांक 27 दिसम्बर , 2022 के अनुसार SANJANI KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी । 
SANJANI KUMARI एवं RAJNI KUJUR दोनों एक ही महिला का नाम है । 


6238 , 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


RESIDENT OF - VILL . — JURIYA BARKA TOLI , 

P.O. JURIYA , 

P.S. & DIST.- LOHARDAGA , 
JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SARDA DEVI अन्य नाम SUMITRA DEVI पति Late RAMJI MAHTO , शपथ पत्र सं ० 
दिनांक 23 दिसम्बर , 2022 के अनुसार SARDA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 
SARDA DEVI एवं SUMITRA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - 


BHARECHNAGAR , 

SANDI NEAR SHIV MANDIR , 


BONGAWAR , MARAR , 

RAMGARH , 

PIN - 829117 

JHARKHAND . 


RESIDENT OF 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


मैं PAMMI KUMARI , SRI PRAFULL KUMAR ROY , PRINCY KUMARI 
पति 

( अन्य नाम MUSKAN KUMARI ) कि माता , शपथ पत्र सं ० 36 , दिनांक 21 दिसम्बर , 2022 के 
अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री PRINCY KUMARI के नाम से जानी जायेगी । 

PRINCY KUMARI एवं MUSKAN KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - 


प्रकाशनार्थ सूचना 


VILL.- NAWADIH , 

PO.- CHATRO , 

P.S. – DEORI , 

DIST.- GIRIDIH , 


JHARKHAND . 


40 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं RAJWANS MANISH KUMAR अन्य नाम R. MANISH KUMAR पिता RAJWANS 
TULSI RAO , शपथ पत्र सं ० 15 , दिनांक 4 जनवरी , 2023 के अनुसार RAJWANS MANISH 
KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा । 

RAJWANS MANISH KUMAR एवं R. MANISH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


QR . NO . – 64 , TYPE , MAIN ROAD , 

SIDNGORA , JAMSHEDPUR , 

EAST SINGHBHUM , 

JHARKHAND 


41 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं HARENDRA PRASAD अन्य नाम H.P. THAKUR एवं HARENDRA PRASAD 
THAKUR पिता SRI SHEO KUMAR THAKUR , शपथ पत्र सं ० 53 , दिनांक 4 जनवरी , 2023 के 
अनुसार HARENDRA PRASAD के नाम से जाना जाऊँगा । 

HARENDRA PRASAD , H.P. THAKUR v HARENDRA PRASAD THAKUR 

एक ही पुरुष का नाम है । । 


RESIDENT OF - 


DHAIYA ROAD , NEAR C.I.M.F.R. , 

CHANDRA VIHAR COLONY , 

VEENA APARTMENT FLAT NO . – D1 , 

P.O. & P.S. – DHANBAD , 

DIST . - DHANBAD , 

JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SURAJ KUMAR SINGH अन्य नाम PUTUSH KUMAR पिता AWADHESH 
PRASAD SINGH , शपथ पत्र सं ० 06 दिनांक 30 दिसम्बर , 2022 के अनुसार SURAJ KUMAR 
SINGH के नाम से जाना जाऊँगा । 

SURAJ KUMAR SINGH एवं PUTUSH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - NEAR RANIBANDH TALAB , 


DHIRENDRA PURAM COLONY , DHAIYA , 

P.O. – I.S.M. , 

DIST – DHANBAD , 

PIN 826004 


- 


JHARKHAND 


RESIDENT OF - 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं VANDANA JAIN अन्य नाम VANDANA DAS पति SHRISH KUMAR DAS , शपथ 
पत्र सं ० 339 , दिनांक 18 फरवरी , 2022 के अनुसार VANDANA JAIN के नाम से जानी जाऊँगी । 
VANDANA JAIN एवं VANDANA DAS दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - 


B – 35 , SHYAMALI COLONY , 

DORANDA RANCHI – 2 , 
JHARKHAND . 


42 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं RAVI KUMAR अन्य नाम ANAND KUMAR MAHTO पिता RAJESH MAHTO , शपथ 
पत्र सं ० 6075 , दिनांक 20 दिसम्बर , 2022 के अनुसार RAVI KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा । 
RAVI KUMAR एवं ANAND KUMAR MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम | 


VILL.- RATWE , 

P.O. – KARMA , 

P.S.- MANDU , 

DIST – RAMGARH , 

JHARKHAND 


43 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं KUMAR SUBODH SINHA अन्य नाम KUMAR SUGODH SINHA पिता RAM 
PRASAD SINHA , शपथ पत्र सं ० 23 , दिनांक 30 दिसम्बर , 2022 के अनुसार KUMAR SUBODH 
SINHA के नाम से जाना जाऊँगा । 

KUMAR SUBODH SINHA एवं KUMAR SUGODH SINHA दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 


RESIDENT OF - 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


RESIDENT OF - 


FLAT NO . – 11 , 

NANDBABA TOWER , 

ASHIYANA GARDEN EXT , 


CHIRA CHAS , 

BOKARO , 

PIN – 827013 
JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SUDESH KUMAR अन्य नाम RAMOTAR KUMAR पिता SHIVDAYAL MAHTO , 
शपथ पत्र सं ० 93 , दिनांक 5 जनवरी , 2023 के अनुसार SUDESH KUMAR के नाम से जाना 
जाऊँगा । 

SUDESH KUMAR एवं RAMOTAR KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


VILL . – DAHU , 

P.O.- DAHU , NAWADA , 

P.S.- TANDWA , 


CHATRA , 

PIN – 825321 

JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 25 जनवरी , 2023 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं RANJIT CHATTERJEE , RANI CHATTERJEE ( अन्य नाम SUMITRA 
CHATTERJEE ) का पिता , शपथ पत्र सं ० 151 , दिनांक 2 दिसम्बर , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ 
कि मेरी पुत्री RANI CHATTERJEE ( जन्म तिथि 7 अक्टूबर , 2009 ) के नाम से जानी जायेगी । 

RANI CHATTERJEE एवं SUMITRA CHATTERJEE दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF INDRAPRASTH COLONY , 


BARIATU , NEAR JORA TALAB , 


P.S.- BARIATU , 

DIST.- RANCHI , 


JHARKHAND . 


RESIDENT OF VILL . & P.O.- PATHAK PAGAR , 

P.S. TARHASI , 

DIST.- PALAMU , 


J 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं ESRAEL ANSARI , LADLE HASAN ( अन्य नाम LADU ANSARI ) का पिता , शपथ पत्र 
सं ० 3971 , दिनांक 17 दिसम्बर , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र LADLE HASAN के 
नाम से जाना जायेगा । 

LADLE HASAN एवं LADU ANSARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


JHARKHAND . 


44 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 4 50 I 


